निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 553) 


27 आश्विन 1931 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 19 अक्तूबर 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

18 अक्तूबर 2009 
सं0 3 / एच. - 02 / 2008 (पार्ट ) का . - 10382 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 
3 / एच. - 02 / 2008 का . - 7147, दिनांक 31 अक्तूबर 2008 के द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर 2009 चित्रगुप्त पूजा के 
लिए ऐच्छिक / प्रतिबंधित अवकाश घोषित है । उक्त अधिसूचित अवकाश को संशोधित करते हुए चित्रगुप्त पूजा एवं 
भ्रातृ द्वितीया के अवसर पर दिनांक 20 अक्तूबर 2009 को बिहार सरकार के सभी कार्यालयों और सभी राजस्व 
दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है । 

अधिसूचना संख्या 3 / एच. - 02 / 2008का. - 7147, दिनांक 31 अक्तूबर 2008 की अनुसूची - 1 तथा 
अनुसूची - 2 तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार चौधरी , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 553- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette . bih. nic.in 


